सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 अग्रहायण , 

1943 ( श ० ) 
14 दिसम्बर , 2021 ( ई ० ) 


संख्या -614 राँची , मंगलवार , 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
18 नवम्बर , 2021 


संख्या -13 / वरीय स्था ० पद०-01 / 2021 का०-7964 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री संतोष कुमार नं०-1 , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , सरायकेला को सदस्य सचिव , 
झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


1 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


मो ० जियाऊल अंसारी , 
सरकार के अवर सचिव । 


7 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 614 50 


-- 


